. 


.. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 105 राँची, बुधवार 

5 मार्च , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
4 मार्च, 2014 


संख्या -3/ प्रोन्नति -206 / 2010 का .- 2183-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 
की अधिसूचना संख्या 789 दिनांक 27 जनवरी , 2014 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग 
( कार्यसीमन ) विनियम, 2000 के नियम 7 ( ग) में संशोधन के फलस्वरूप संकल्प संख्या 1385 
दिनांक 13 फरवरी , 2014 द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निर्धारित की गई है । 

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1020 दिनांक 
28 फरवरी, 2011 का आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा 
पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नवत गठित 
की जाती है : 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 मार्च 2014 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


(i) सदस्य , राजस्व पर्षद् 
(ii) सचिव/ प्रधान सचिव , 

कार्मिक , प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग 
(iii) सचिव /प्रधान सचिव, कल्याण विभाग __ - 
( iv ) प्रभारी संयुक्त/ उप सचिव कार्मिक, प्र0 
सु० तथा राजभाषा विभाग 

__ - 
( v) कार्मिक , प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा 

मनोनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव / उप सचिव 
से अन्यून हों । 


सदस्य 


सदस्य 


___ 3. झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत अवर सचिव कोटि से भिन्न अन्य पदों 
पर प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समितियाँ अधिसूचना संख्या 1020 दिनांक 
28 फरवरी, 2011 के अनुरूप रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 105 _ 50 | 


